रजिस्ट्री संडीपाला - 33004 /97 


REGD . NO . D. L.-33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


भाग - - खण्ड ३ - उपखण्ड ( ii ) 
PART II _ Section 3 Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 299 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , मई 14, 1997 / वैशाख 24, 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MAY 14 , 1997 /VAISAKHA 24 , 1919 


No. 299 ] 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 Tई, 1997 
का . आ . 380 ( अ ). - बाल श्रम ( प्रतिषेध और विनियमन ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 61 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, केन्द्रीय सरकार एतदद्रारा उन सभी अधिकारियों को , जिनकी राज्य सरकारों की परिधि में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य 
सरकारों द्वारा निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति की गयी है , केन्द्रीय सरकार अथवा रेलवे प्रशासन अथवा किसी प्रमुख पत्तन अथवाकिसी खान अथवा किसी 
तेल क्षेत्र के नियंत्रणाधीन प्रत्येक प्रतिष्ठान के संबंध में निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है । 


[ फा. सं. एस - 27012/ 2 / 97 - बा. . ] 


आर. के . सैनी, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th May, 1997 
S. 0 . 380 ( E ).- --In exercise of the powers conferred by section 17 of the Child Labour ( Prohibition and Regulation) Act, 
1986 (61 of 1986 ) the Central Government hereby appoints all the officers who have been appointed as Inspectors by the State 
Governments under the said Act for establishments falling within purview of the State Governments, as Inspectors in respect 
of every establishment under the control of Central Governmentor a railway administration or a major port or a mine or an oil 
Attu. 

F . No. S -27012/ 2 /97 - CL] 

R .K . SAINI, Jt. Secy . 


1202G/ 97 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Dolhi -110054 - - 1997 . 


